रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपत्र 


Che Gazette of india 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-20052024-254259 
CG-DL-E-20052024-254259 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग प1---खण्ड 3--उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 1910] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 17, 2024/वैशाख 27, 1946 
No. 1910] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 17, 2024/VAISAKHA 27, 1946 


कोयला मंत्रालय 
अधिसूचना 
नई दिल्‍ली, 17 मई, 2024 


का.आ. 2008(अ).--केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि, इससे उपाबद्ध अनुसूची में उल्लिखित परिक्षेत्र की 
भूमि में से कोयला अभिप्राप्त किए जाने की संभावना है; 


और उक्त अनुसूची में वर्णित क्षेत्र में रेखांक धारक संख्या जीएमडीसी / बुरापहाड़ /एसईसी-4/24/04, तारीख 
17 अप्रैल, 2024 का निरीक्षण, मुख्य महाप्रबंधक (खोज प्रभाग), सेंट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लिमिटेड, 
कांके रोड, रांची (झारखंड) के कार्यालय में या कोयला नियंत्रक, कोयला नियंत्रक संगठन, कोयला मंत्रालय, 5वीं मंजिल, 
कोर-2, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, दिलली-110 092 के कार्यालय में या जिला उपायुक्त, सुन्दरगढ़, ओडिशा के कार्यालय 
में या जी.एम.डी.सी., क्षेत्रीय कारपोरेट कार्यालय 5वीं मंजिल, फॉरच्यून टावर, चन्द्रशेखरपुर, भुबनेश्वर, खुर्दा, ओडिशा- 
751023 के कार्यालय में किया जा सकता है। 


अत: अब केन्द्रीय सरकार, कोयला धारक क्षेत्र (अर्जज और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात्‌ उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 
उस भूमि में कोयले का पूर्वेक्षण करने के अपने आशय की सूचना देती है; 


3055 GI/2024 (1) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


उक्त अनुसूची में उल्लिखित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति - 


(i) उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन की गयी किसी कार्यवाही से हुई या होने वाली संभावित 
किसी क्षति के लिए अधिनियम की धारा 6 के अधीन प्रतिकर का दावा कर सकेगा; अथवा 


(1) उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों के प्रभावहीन होने के संबंध में या 
उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अधीन खनन पट्टे प्रभावहीन होने के लिए प्रतिकर का दावा कर 
सकेगा और उसे Set अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा की उपधारा (1) के खंड (i) से खंड (iv) F विनिर्दिष्ट 
Hal की बाबत्‌ उपगत व्यय को उपदर्शित करने के लिए पूर्वोक्त भूमि से संबंधित सभी मानचित्रों, चार्टों और अन्य 
दस्तावेजों को परिदत्त कर सकेगा। 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से नब्बे दिन के भीतर, महाप्रबंधक (सीपीडी), मेसर्स गुजरात 

मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और मुख्य कार्यालाय खनिज भवन, 132 फीट रिंग रोड, 
यूनिवर्सिटी ग्राउंड, वस्त्रपुर, अहमदाबाद-3820052, गुजरात और क्षेत्रीय कारपोरेट कार्यालय Sat मंजिल, फॉरच्यून 
टावर, चन्द्रशेखरपुर, भुबनेश्वर, खुर्दा, ओडिशा-751023 को कर सकेगा | 


अनुसूची 
बुरापहाड़ कोयला ब्लॉक 
आईबी वैली कोलफील्ड 
(जिला सुन्दरगढ़, राज्य - ओडिशा ) 


[Rate धारक संख्या जीएमडीसी/बुरापहाड़/एसईसी-4/24/04, तारीख 17 अप्रैल, 2024] 


क्रम | ग्राम का नाम थाना सं. | तहसील जिला क्षेत्र हेक्टेयर में | टिप्पणी 
सं. (लगभग) 
1. झारापलनका 04 हेमगिरी सुन्दरगढ़ 329.675 भाग 
2. मुंडेलखेत 24 हेमगिरी सुन्दरगढ़ 53.817 भाग 
3. भोगराकछारा | ० | हेमगिरी सुन्दरगढ़ 103.205 भाग 
4. बिजाहन 05 हेमगिरी सुन्दरगढ़ 1.943 भाग 
5. चाकरा 27 हेमगिरी सुन्दरगढ़ 2.675 भाग 
6. | बिलईमुंडा 25 हेमगिरी सुन्दरगढ़ 1.416 भाग 
7. जमखानी 02 हेमगिरी सुन्दरगढ़ 3.326 भाग 
P| संरक्षित वन a हेमगिरी सुन्दरगढ़ 110.355 भाग 
(आरएफ) 
कुल : 606.412 
कुल क्षेत्र :- 606.412 हेक्टेयर (लगभग) 
या 1497.426 एकड़ (लगभग) 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


सीमा वर्णन : 

ए-बी-सी बुरापहाड़ कोयला ब्लॉक के तीन कॉर्नर बिन्दु हैं | 

ए-एच: रेखा बिन्दु 'ए' (ग्राम बिलईमुंडा में ब्लॉक का कॉर्नर बिन्दु) से शुरू होकर बिन्दु 'एच' (ग्राम बिलईमुंडा और 
मुंडेलखेत के द्वि-जंक्शन) तक उत्तर की ओर जाती है। 

एच-आई: रेखा बिन्दु wa’ (बिलईमुंडा और मुंडेलखेत ग्राम के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर उत्तर की ओर बिंदु 'आई' 
(ग्राम मुंडेसखेत और भोगराकछारा के द्वि-जंक्शन) तक जाती है। 

आई-बी : रेखा बिन्दु 'आई' (मुंडेलखेत और भोगराकछारा ग्राम के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर उत्तर की ओर बिंदु 
AY (ग्राम भोगराकछारा में ब्लॉक का कॉर्नर बिन्दु ) तक जाती है। 

बी-जे: रेखा बिन्दु 'बी' (भोगराकछारा ग्राम में ब्लॉक के उत्तर कोने बिंदु) से शुरू होकर पश्चिम की ओर बिंदु 'जे' 
(ग्राम भोगराकछारा और बिजाहन के द्वि-जंक्शन) तक जाती है। 

जे-के : रेखा बिन्दु जे' (भोगराकछारा और बिजाहन ग्राम के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर पश्चिम की ओर बिंदु के' 
(ग्राम बिजाहन और झारापलनका के द्वि-जंक्शन) तक जाती है। 

के-एल : रेखा बिन्दु 'के' ( ग्राम बिजाहन और झारापलनका के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर पश्चिम की ओर बिंदु we’ 
(झारापलनका और जमुकनी ग्राम के द्वि-जंक्शन) तक जाती है। 

एल-सी: रेखा बिन्दु 'एल' (ग्राम झारापलनका और जमुकनी के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर पश्चिम की ओर बिंदु 
'सी' (जमुकनी ग्राम में ब्लॉक के पश्चिम कोने) तक जाती है। 

सी-डी : रेखा बिन्दु 'सी' (जमुकनी ग्राम में ब्लॉक के पश्चिम कोने) से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बिंदु ‘eT’ 
(जमुकनी और झारापलनका के द्वि-जंक्शन) और पश्चिम में ओडिशा-छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमा रेखा तक जाती है। 

Ss : रेखा बिन्दु SY (जमुकनी और झारपालनका के ग्राम के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व की ओर 
बिंदु 'ई! (ग्राम हरपलनका और बुरापहाड़ आर.एफ. के द्वि-जंक्शन) और पश्चिम में चाटीशर की सीमा तक जाती है। 

ई-एफ : रेखा बिन्दु “ई” ( ग्राम झारपलनका और बुरापहाड़ आर.एफ. के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व की 
ओर बिंदु 'एफ' (बुरापहाड़ आर.एफ. और ग्राम चाकरा के द्वि-जंक्शन) तक जाती है। 

एफ-जी : रेखा बिन्दु WH (बुरापहाड़ आर.एफ. और ग्राम चक्र के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व की ओर 
बिंदु 'जी' (ग्राम चक्र और बिलईमुंडा के द्वि-जंक्शन) तक जाती है। 

जी-ए : रेखा बिन्दु SY (ग्राम चक्र और बिलईमुंडा के द्वि-जंक्शन) से शुरू होकर दक्षिण-पूर्व की ओर बिंदु 'ए' 
(ग्राम बिलईमुंडा में ब्लॉक का कॉर्नर बिन्दु ) तक जाती है। 


[फा. सं. 43015/5/2024-एलएआईआर] 
भबानी प्रसाद पति, संयुक्त सचिव 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


MINISTRY OF COAL 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 17th May, 2024 


S.O. 2008(E).—Whereas, it appears to the Central Government that coal is likely to be 
obtained from the land in the locality described in the Schedule annexed hereto; 


And whereas the plan bearing number GMDC/BURAPAHAR/SEC-4/24/04,dated the 
17th April, 2024 containing details of the area of land described in the said Schedule may be 
inspected at the office of the office of the Chief General Manager (Exploration Division), Central 
Mine Planning and Design Institute Limited, Gondwana Place, Kanke Road, Ranchi (Jharkhand) 
or at the office of the Coal Controller, Coal Controller’s Organisation, Ministry of Coal, 57 Floor, 
Core-2, Scope Minar, Laxmi Nagar, Delhi-110 092 or at the office of the District Collector, 
Sundargarh, Odisha or at the office of GMDC, Regional Corporate Office at 5" Floor, Fortune 
Tower, Chandrashekharpur Bhubaneswar, Khurda, Odisha, 751023. 


Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the 
Coal Bearing Areas (Acquisition and Development) Act, 1957 (20 of 1957) (hereinafter referred 
to as the said Act), the Central Government hereby gives notice of its intention to prospect for 
coal from the land described in the said Schedule; 


Any person interested in the land described in the said Schedule may — 
(i) claim compensation under section 6 of the said Act for any damage caused or likely to 
be caused by any action taken under sub-section (3) of section 4 thereof; or 


(ii) claim compensation under sub-section (1) of section 13 of the Act in respect of 
prospecting license ceasing to have effect or under sub-section (4) of section 13 of the 
said Act for mining lease ceasing to have effect and deliver all maps, charts and other 
documents relating to the aforesaid land to show the expenditure incurred in respect of 
items specified in clauses (i) to (iv) of sub-section (1) of section 13 of the said Act, 

to the office, General Manager (CPD) of the M/s Gujarat Mineral Development 
Corporation Limited, Registered Office and Head Office at Khanij Bhavan, 132 ft. Ring Road, 
University Ground, Vastrapur, Ahmedabad- 380052, Gujarat and the Regional Corporate Office at 
570 Floor, Fortune Tower, Chandrashekharpur Bhubaneswar, Khurda, Odisha, 751023 within a 
period of ninety days from the date of publication of this notification in the Official Gazette. 


SCHEDULE 
BURAPAHAR COAL BLOCK 
IB VALLEY COALFIELD 
(DISTRICT-SUNDARGARH, STATE ODISHA) 
[ Plan bearing number GMDC/BURAPAHAR/SEC-4/24/04, dated the 17" April, 2024 ] 


Sl. | Name ofvillage Thana Tahsil District Area in Remark 
No. number hectares 
(approxi- 
mately) 
1. Jharapalanka 04 Hemgiri Sundargarh 329.675 Part 
2: Mundelkhet 24 Hemgiri Sundargarh 53.817 Part 
3. Bhogarakachara किले तिद्याशा। Sundargarh 103.205 Part 


[भाग 1--खण्ड 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 5 


4. Byahan 05 Hemgiri Sundargarh 1.943 Part 
5 Chakra 27 Hemegiri Sundargarh 2.675 Part 
cai Bileimunda 25 Hemgiri Sundargarh 1.416 Part 
7 Jamkani 02 Hemgiri Sundargarh 3.326 Part 
| Reserved Forest a Hemgiri Sundargarh 110.355 Part 
(RE) 
TOTAL 606.412 


Total area :- 606.412 hectares (approximately) 
or 1497.426 acres (approximately) 


Boundary description: 


A — B- C are three corner points of Burapahar Coal Block. 


A-H: Line starts from Point A (Corner Point of the Block in Village Bileimunda) passes 
towards North up to the point H (Bi-junction of Village Biletmunda and Mundelkhet). 

H-I: Line starts from point H (Bi-junction of Village Biletmunda and Mundelkhet) 
towards North upto point I (Bi-junction of Village Mundelkhet and Bhogarakachhara). 

I-B: Line starts from point I (Bi-junction of village Mundelkhet and Bhogarakachhara) 
towards North upto point B (Corner Point of the Block in Village Bhogarakachhara). 

B-J: Line starts from point B- (North Corner Point of the Block in Village 
Bhogarakachhara) towards West upto point J (Bi-junction of Village Bhogarakachhara and 
Biahan). 

J-K: — Line starts from point J (Bi-junction of Village Bhogarakachhara and Bijahan) 
towards West upto point K (Bi-junction of Village Bijahan and Jharapalnka). 

K-L: Line starts from point K (Bi-junction of Village Bijahan and Jharapalnka) towards 
West upto point L (Bi-junction of Village Jharapalnka and Jamukani) 

L-C: Line starts from point L (Bi-junction of Village Jharapalnka and Jamukani) 
towards West upto point C ( the West Corner of the Block in village Jamukani). 

C-D: Line starts from point C (the West Corner of the Block in village Jamukani) 
towards South-East upto point D (Bi-junction of Village Jamukani and Jharapalanka) and the 
boundary line of Odisha-Chhatisgarh states in West. 

D-E: Line starts from point D (Bi-junction of Village Jamukani and Jharapalanka) 
towards South-East upto point E (Bi-junction of Village harapalanka & Burapahar RF) and the 
border of Chhatisgarh in West. 

E-F: Line starts from point E (Bi-junction of Village Jharapalanka and Burapahar RF) 
towards South-East upto point F (Bi-junction of Burapahar RF and Village Chakra). 

F-G: Line starts from point F (Bi-junction of Burapahar RF and Village Chakra) 
towards South-East upto point G (Bi-junction of village Chakra and Bileimunda). 

G-A: Line starts from point G (Bi-junction of village Chakra and Bileimunda) towards 
South-East upto point A (Corner Point of the Block in Village Bileimunda). 


[F.No. 43015/5/2024-LAIR] 
BHABANI PRASAD PATI, Jt. Secy. 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. saavestixuman snr 


